रजिस्ट्री स . पी . एल . - 33001/ 05 


REGISTERED NO . DL- 33001 / 95 


HTTL 


R 


30 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED ) BY AUTHORITY 


सं० 26 ] 
No. 26 ] 


नई दिल्ली , शनिवार, सितम्बर 30, 1995 / आश्विन 8, 1917 
NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30 , 1995/ASVINA 8 , 1917 


स भाग में भिन्न पष्ठ संख्या माती विमसे कि यह अलग मकसम के कप में 

रामा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a 

separate compilation 


-- - --....... . ..... .- : - -- : -- - - - 


भाग - खण्ड 4 

PART II - Section 4 
-- - --- - -- - - - ...- - - - .. . : . --- - ... - - - - - - - - 

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम बार भाव श 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defenco 


रक्षा मंत्रालय 
नई दिल्ली, 4 सितम्बर , 1995 
का . नि . पा . 19 2: -- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 
309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
रक्षा मंत्रालय ( लेखा अधिकारी ) भर्ती नियम , 1987 का 
और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
प्रात:-- - 


“ ( प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय 
सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन विभाग में इस 
नियक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कार-बाय 
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है , साधारणतया तीन वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम प्रायु सीमा प्रावेदन 
प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक 
नहीं होगी ) । " 
[ फा . सं . ए-48014/ 1/87-रक्षा ( स्था -1/ग्रुप -1] 

डा . ए . आर . गोयल , अवर सचिव 


1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय (लेखा 

अधिकारी ) भर्ती ( संशोधन ) नियम , 1995 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
2. रक्षा मंत्रालय ( लेखा अधिकारी ) भर्ती नियम , 1987 
की अनुसूची में , स्तम्भ 12 में प्रतिनियक्ति की अवधि से 
संबंधित विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रविष्टियां रखी जाएंगी, प्रर्थात् : 


टिप्पण: - मूल नियम , भारत के राजपत्र में का . नि . मा . 

सं . 358 तारीख 26 नवम्बर , 1987 द्वारा 
प्रकाशित किए गए थे प्रोर पश्चातवर्ती संशोधन 
का . नि . प्रा . सं . 92 तारीख 15 अप्रैल , 1995 
द्वारा किया गया था । 


2276 GI /95 --1 


( 305) 


306 


THE GAZETTE OF INDIA : SEPTEMBER 30 , 1995 |ASVINA 8 , 1917 


[ PART II SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


MINISTRY OF DEFENCE 
New Delhi, the 4th September , 1995 


S. R. O . 192 . - -In exercise of the powers conferred 
by the proviso to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further to 
amend the Ministry of Defence (Accounts Officer ) 

Recruitment Rules, 1987, namely : -- 
__ 1. ( 1 ) These rules may be called the Ministry of 
Defence (Accounts Officer) Recruitment ( Amendment) 
Rules, 1995 . 


cent staff whereof have acquired working knowledge 
of Hindi : 

(1 ) Office of the Cantonment Board , Jalandhar 
Cantonment. 

( 2 ) Office of the Cantonment Board , Kannanor 
(Kannur). 

[ No. F. 1 ( 3 )/95 - D ( OL-I) ] 
RAJENDRA NATH GROVER , Dy. Director (OL ) 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette . 


2 . In the Schedule to the Ministry of Defence 
( Accounts Officer ) Recruitment Rules , 1987 , in 
column 12, for the existing entries relating to the 
period of deputation , the following entries shall be 
substituted, namely : 


" (Period of deputation including period of clepu 

tation in another ex - cadre post held iinme 
diately preceding this appointment in the 
same or some other Organisation Depart 
ment of the Central Govt. shall ordinarily 
not to excced three years. The maximum 
age -limit for appointment by Transfer on 
Deputation Transfer shall be not cxcecding 
fifty six years as on the closing date of the 
receipt of applications ) ." 

DR. A. R. GOYAL , Under Secy . 
[ F. No. A- 48014| 1| 87 - D ( Est.I| Gp.I)] 


नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1995 
___ का . नि . पा . 194: - - केन्द्रीय सरकार , राजभाषा 
( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 
के नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में गुणता 
आश्वासन महानिदेशालय के निम्नलिखित नियंत्रणालय स्थाप 
नाओं को जिसके 90 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है । 
1. गुणता प्राश्वामन नियंत्रणालय ( ई सब्ल्यू . ) , 

वी - 44 , प्लासी लाइन्स , बोनापल्ली , 
सिकंदराबाद- 500011 . 
2. मुख्य गुणता प्राश्वासन स्थापना ( युद्धपोत उपस्कर ) 

डी जी क्यू ए कम्प्लेक्स , एल बी एस मार्ग , 

विक्रोली, बम्बई- 400083 
3. मुख्य गुणता पारवासन स्थापना (पूर्वी बेड़ा भंडार ) , 

राष्ट्रीय राजपथ - 5, विशाखापट्टनम - 530018 . 


[ सं . एफ 1 ( 2 )/ 92/रक्षा ( रा , भा . 2 )] 
पार . एन , ग्रोवर, उप निदेशक ( राजभाषा ) 


NOTE : - The principal rules were published in the 

Gazette of India vide number SRO 358, 
dated the 26th November, 1987 and subse 
quently amended vide number SRO 92 
dated , 15th April, 1995 . 


New Delhi, the 13th September, 1995 


नई दिल्ली , 23 अगस्त 1995 


का , नि . पा . 193: - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा 
( संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 
के नियम 10 के उप नियम ( 4 ) के अनुसरण में निम्न 
लिखित कार्यालयों को , जिनके 80 % कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी 
का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती 


S. R. O . 194. -- In pursuance of Sub - Rule ( 4 ) of the 
Rule 10 of the Official Languages (use for official 
purposes of the Union) Rules 1976 the Central Gov 
ernment hereby notifies following Controllerate Esta 
blishments of Directorate of Quality Assurance Orga 
nisation 80 per cent staff whereof has acquired work 
ing knowledge of Hindi : 
___ 1. Controllerate of Quality Assurance ( EW , 

B -44 , Plasi Lines, Bonapalli, Sicandra 
bad - 500011 . 


( 1 ) छावनी परिषद् कार्यालय , जालन्धर छावनी 
( 2) छावनी परिषद् कार्यालय , कन्नानोर ( कण्णुर ) 


Chief Quality Assurance Establishment 
(Warship Equipment DGOA Complex , LBS 
Road , Vikroli, Bombay - 400083. 


[ संख्या 1 ( 3 )/ 95- रक्षा ( रा . भा . - 1 )] 
राजेन्द्र नाथ ग्रोवर , उपनिदेशक ( राजभापा ) 


3 . 


Chief Quality Assurance Establishment 
( Eastern Flcct Storc ), NH- 5 , Vishakha 
pattanam-530018. 


New Delhi, the 23rd August, 1995 
S. R . O . 193. -- In pursuance of Sub- Rule ( 4 ) of 
the Rule 10 of the Official Language (Use for O licial 
Purposes of the Union ) Rules , 1976 , the Central Gov 
crnment hereby notifies the following offices, 80 per 


[ F. No. 1 (2 ) { 92DKOL -II ) ] 
R. N . GROVER, Dy Director ( OL) 


[ भाग II - खाड 4 ] मारत का राजपत : सितम्बर 30, 1995/ प्राश्विन 8, 1917 

307 
. . . - - - - - - - - 
नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1995 

New Delhi, the 13th September , 1995 
का . नि . पा . 195: - - केन्द्रीय सरकार, राजभाषा ( संष 

S . R. O . 195 . In pursuance of Sub- Rule ( 4 ) of the 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम 1976 के 

Rule 10 of the Official Languages ( Use for official 

purposes of the Union) Rules 1976 the Central Gov 
नियम 10 के उपनियम ( 4 ) के अनगरण में भाग्न इलेक्ट्रा 

emment hereby notifies following offices of Bharat 
निक्स लिमिटेड के 4 निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालयों को 

Electronics Limited 80 per cent staff whereof has ac 
जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक quired working knowledge of Hindi : 
ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिमूचित करती है: - - 

__ 1 . Bharat Electronics Lintied , 
1. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, 

405 , Industrial Area , 
40 5, इन्डस्ट्रियल एरिया , फेस - 3, 

Phase III, 
पंचकुला - 134109 

Parchkula134109 . 

___ Bharat Electronics, Limited , 
2. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड , 

Kotdwar, 
कोटवार , जिला पौढ़ी गढ़वाल ( उ . प्र . ) - 246149 

Distt . Pauri Garhwal ( UP)- 246149 . 
3. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड , 

Bharat Electronics Limited , 
एन डी ए गेड , पाशान , 

NDA Road , Pashan , 
पुणे - 411021 (महाराष्ट्र ) 

Pune - 411021 ( Maharashtra ) . 
4. भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, 

4 . Bhart Electronics Limited , 
ग्लास बल्ब प्रोजेक्ट , 

Glass Bulb Project, 
एम आई डी सी , इन्डस्ट्रियल एरिया , 

MIDC , Industrial Area , 

Taloja - 410208 , 
तलोजा - 410208 रायगट जिला ( महाराष्ट्र ) . 

Distt . Raigarh ( Maharashtra ). 

[ F. No . 1 ( 2 )/ 92D( OL-II ) ] 
[सं . 1 ( 2 )/ 92 /रक्षा ( रा . भा . -2) ] 

R. N . GROVER Dy. Director ( OL) 
आर . एन . ग्रोवर, उप निदेशक ( राजभाषा ) 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delhi -110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 1995 


